रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 999 


___ REGD . NO . D . L -33004/ 99 


... 


. । 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
· The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - - खण्ड 3 - उप - खण्ड (j ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 266 ] . 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जून 7 , 2012 / ज्येष्ठ 17, 1934 
No. 266] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7 , 2012/JYAISTHA 17 , 1934 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जून , 2012 

सं. 32 / 2012 - सीमा- शुल्क ( एडीडी ) 
. सा. का .नि . 434( अ). - अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य, इण्डोनेशिया, थाईलैंड तथा यू.ए. ई. (जिरो 
इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 
का 51 ) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 6809 के अंतर्गत आने वाले "जिप्सम बोर्डों को छोड़कर सभी मोटाइयों एवं आयामों के 
प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड जिनकी जल अवशोषण क्षमता 5 प्रतिशत और उसके भीतर हैं जिन्हें आमतौर पर नमीरोधी बोर्ड कहा 
जाता है और जिप्सम बोर्ड, जिनका न्यूनतम ब्रेकिंग लोड बोर्ड की प्रतिम मिलीमीटर मोटाई के लिए उर्ध्वाधर दिशा में 24 न्यूटन 
तथा क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन है, जिन्हें इम्पेक्ट रेजिस्टेंट बोर्ड अथवा अग्निरोधी बोर्ड कहा जाता है ” (जिसे इसके बाद 
विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 19 मार्च, 2012 में 
प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14 / 45/ 2010 - डीजीएडी, तारीख 19 मार्च, 2012 में इस निर्णय पर पहुंचे थे 
कि : 


( क ) विचाराधीन उत्पाद का संबंद्ध देशों से भारत को निर्यात संबंधित सामान्य मूल्य से कम गूल्य पर किया 
गया है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध गाल का पाटन हुआ है ; 


( ख ) 


घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; 


( ग) 


घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है; 


और संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन 
शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी । 


F 


2058 GI/ 2012 


- ..... .. .... - - - -. - - - ....... 

.. . 


.. ........ . . 


TTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


- 


- 


TACT 
JHMA 


राशि 


- 


- 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


का 


00 , 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
___ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण 

और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 2005 के निशम 13 और 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के 
पूर्वोक्त जांच परिणाम के आधार पर अधोलिखिल सारणी के स्तंभ ( 4 ) में वर्णित देशों में उदगमित , उक्त सारणी के 
स्तंभ (6 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित सत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर, जो 
कि उक्त सारणी के स्तंभ (2 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली 
अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत झाले है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई 
है , जब उनका निर्यात उक्त सासगी के स्तंभ ( 5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ ( 7) 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ ( 8 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
वर्णित राशि , के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ ( 10 ) की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (9 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई . 
में व्यक्त है । 

. सारणी 
कम उपशीर्ष माल का उदगम देश निर्यातक उत्पादक निर्यातक शुल्क इकाई करेंसी 7 
विवरण 

देश 
| ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) 

(8) (9) (10) 
6809 11 / सामान्य चीन. जन. गण चीन. जन. गण | कोई 

52. 85 वन अमरीकी 
जिप्सम 

मीटर डालर 
6809 19| प्लास्टर बोर्ड 

00 
2 तदैव सामान्य चीन. जन. गण | कोई कोई कोई 

52. 85 घन अमरीकी 
जिप्सम 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 
3 तदैव सामान्य 

चीन. जन. गण 

32.85 घन अमरीकी 
जिप्सम 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 
14 तदैव सामान्य | इंडोनेशिया इंडोनेशिया । कोई 

7. 25 घनः अमरीकी 
जिप्सम 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 
5 | तदैव सामान्य इंडोनेशिया कोई कोई कोई 7. 25 घन अमरीकी 1 
जिप्सम 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 
16 तदैव सामान्य कोई ।| इंडोनेशिया कोई कोई7 . 25 धन अमरीकी 
जिप्सम . 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य थाइलैण्डथाइलैण्डसियाम सियाम30. 40 घन अमरीकी 
जिप्सम 

जिप्सम 

मीटर डालर 
प्लास्टर बोर्ड 

इण्डस्ट्री इण्डस्ट्री 
( सोंगखला) । ( सोंगखला ) 
कं . लि . कं . लि . 


कोई 


कोई 


. 


. 


. 


. . 


- - 


- 


- . .. - . . 


जिप्सम 


TOOTEART 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. ..... . :.--- - .- - . -.... 


-- - 


.- - - - - : - - : -" - . 


- - - 
W . 


- 


.. 


.. - . - .. . . - - - . .. 

- - - - - - 


. . 


18 तदैव 


थाइलैण्ड 


सामान्य थाइलैण्ड 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड । 


सियाम 
जिप्सम 
इण्डस्ट्री 
( सोंगखला) 
कं . लि . 
| कोई अन्य 
| संयोजन 


सियाम 30 . 40 धन अमरीकी 
जिप्सम 

मीटर डालर 
इण्डस्ट्री 
( सोंगखला) 
| कं . लि . 
कोई अन्य 51. 70 धन अमरीकी 
संयोजन 

गीटर डालर 


- 


- 


. 


- 


. . 


.. 


. 


. . 


. 


9 


तदैव 


थाइलैण्ड 


- - Jal 


10 | तदैव 


काड 


कोई 


कोई 


51.70 घन अमरीकी . 

मीटर डालर 


सामान्य थाइलैण्ड 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य थाइलैण्ड . 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य कोई 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य यूएई 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड . 


11 


तदैव 


. 


थाइलैंड 


कोई 


51.70 घन अमरीकी 

मीटर डालर 


• 


- 


- . . . . - 


- 


. . 


. 


. 


- 


.. 


12 | तदैव 


. 46 


मैसर्स मैसर्स 
जिप्सेम्ना कं . | जिप्सेम्ना के . 
( एलएलसी ) ( एलएलसी ) 


धन अमरीकी 
गीटर डालर 


दुबई 


दुबई 


. 


. 


. . . . 


- 


. 


- ~ 


- 


- 


13 | तदैव 


सामान्य 


यूएई 


. 


कोई अन्य 
संयोजन 


जिप्सम 


कोई अन्य 
संयोजन 


16. 66 घन अमरीकी 

मीटर डालर 


.. 


14 तदैव 


यूएई 


कोई 


| कोई 


16 .66 घन 

मीटर 


अमरीकी 
डालर 


प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड 
सामान्य 
जिप्सम 
प्लास्टर बोर्ड 


.. 


- . 


. . . 


. 


. 


. . 


. . 


.. 


15 


तदैव 


कोई 


यूएई 


कोई 


कोई 


16. 66 घन अमरीकी 

मीटर डालर 


टिप्पण 1. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ फायर बोर्ड फायर हीट बोर्ड, इम्पेक्ट बोर्ड, नमी अवरोधक युक्त जिप्सम सीलिंग 
बोर्ड, इको बोर्ड , हीट बोर्ड, एन्टी मोल्ड बोर्ड अथ्वा वेदर बोर्ड, श्वेत फिल्म से गुहरबंद एल्युमिनियम के किनारों वाले जिप्सम 
सीलिंग बोर्ड पाटनरोधी शुल्क अदा नहीं करेंगे । 


टिप्पण 2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: माह 
तक प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा । 


टिप्पण 3. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह 
दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय 
समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना में विनिर्दिट की गई है और विनिमय 
दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की 
तारीख होगी । 

[ फा . सं. 354 / 70 /2012 -टीशरयू ] 
राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव 


. . . ... . .. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th June , 2012 

No. 32/2012 -Customs (ADD ) 
: : GS.R . 434E ) Whereas in the matter of imports of Plain Gypsum Plaster Boards of all 
thicknesses and dimensions, excluding Gypsum Boards having water absorption up to and including 5 % , 
generally referred to as Moisture Resistant Boards, and Gypsum Boards having a minimum breaking 
load of 24 Newtons in the transverse direction and 50 Newtons in the longitudinal direction per millimetre 
of thickness of the Board, characterized as Impact Resistant Boards or Fire Resistant Boards" 
(hereinafter referred to as the subject goods ), falling under the heading 6809 of the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred as the said Customs Tariff Act), originating in , 
or exported from , China PR , Indonesia , Thailand , and UAE (hereinafter referred to as the subject 
countries ) and imported into India , the designated authority in its preliminary findings vide , notification 
No . 14 /45 / 2010- DGAD , dated the 19th March, 2012,published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part I, Section 1, dated the 19th March , 2012, had come to the conclusion that 


(i) the product under consideration had been exported to India from the subject countries below 

associated normal values, thus resulting in dumping of the product ; 
(ii ) the domestic industry had suffered material injury ; 
( ii) the material injury to the domestic industry had been caused by the dumped imports from the subject 
countries , 

and had recommended imposition of provisional anti -dumping duty on the imports of subject 
goods, originating in , or exported from , the subject countries; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 9A of the said 
Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , the 
Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority , hereby imposes 
on the subject goods, the description ofwhich is specified in column ( 3) of the Table below , falling under 
sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry 
in column (2 ), onginating in the country specified in the corresponding entry in column (4), exported from 
the country specified in the corresponding entry in column (5 ), and produced by the producer specified in 
the corresponding entry in column (6 ) and exported by the exporter specified in the corresponding entry 
in column (7), and imported into India , an anti-dumping duty equal to the amount indicated in the 
corſesponding entry in column (8 ),in the currency as specified in the corresponding entry in column ( 10 ) 
and per unit ofmeasurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table. 


- 


- 


ci 


. 


. 


. .. 


- - - - -- 


!. 


. . .. . . . 


.... .. . 


. . . . 


. . . . 


. 


. . 


.. . 


. 


. ... . 


. .... 


. 


.. . 


. . . . 


. 


. . - - - 


- - - . 


- 


.... 


. 


|-h 


[ T 


- CUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE . 

(6 ) 


( 1) 


(2) 


T 


(3 ) 


(5) 


T 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


Description 


Exporter 


Unit 


Currency 


;-- 


| Sl. No . Sub 

heading 


Country 

of 
origin 


Country | Producer 

of 


| Duty / 
amount 


of 


goods 


export 


China PR China PR 


Any 


Any 


680911 | Plain Gypsum 

00 , Plaster Board 
680919 


32.85 Cubic US dollar | 

Metre(M3) 


00 


---... 


do 


China PR Any 


Any 


Any 


32 .85 


do 


US dollar 


- 


- 


Any 


China PR 


Any 


Any 


32.85 


do 


us dollar 


do 


Indonesia Indonesia 


Any 


, 


Any 


7. 25 


do 


US dollar 


Plain Gypsum 
Plaster Board 
Plain Gypsum 
Plaster Board 
Plain Gypsum 
Plaster Board 
Plain Gypsum 
Plaster Board 
Plain Gypsum 
Plaster Board 

Plain Gypsum 
Plaster Board 


dio 


Indonesia Any 


Any 


Any 


7 . 25 


do 


US dollar 


do 


Any 


Hndonesia 


Any 


Any 


7 .25 


do 


US dollar 


. . 


7 


do : 


Thailand Thailand 


30 . 40 


do 


US dollar 


Siam Siam 
Gypsum Gypsum 
Industry Industry 
(Saraburi) (Saraburi ) Co 
Co . Ltd . Ltd . 


8 


do 


Thailand Thailand 


30 . 40 


do 


US dollar 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


- 


- 


Siam Siam 
Gypsum Gypsum 
Industry Industry 
(Songkhla ) |(5ongkhla ) Co. 
Co . Ltd . Ltd . 


- 


do 


Thailand Thailand 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


51.70 


do 


US dollar 


Any other Any other 
combination combination 


do 


Thailand Any 


Any 


Any 


51. 70 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


do 


US dollar 


do 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


Any 


Thailand 


Any 


Any 


51.70 


do 


US dollar 


do 


UAE 


UAE 


9 . 46 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


do 


US dollar 


M / s M /S 
Gypsemna Gypsemna 
Co . (L.L.C.), Co. (L.L.C.), 
Any Other Any Other 
Combination Combination 


do 


UAE 


UAE 


16 .66 


Plain Gypsum 
Plaster Board 


US dollar ." 


do 


UAE 


Any . 


Any 


Any 


16.66 


do US dollar 


Plain Gypsum 
Plaster Board 
Plain Gypsum 
Plaster Board 


do 


Any 


UAE 


Any 


Any 


16 .66 


do 


US dollar 


2058 


GI / 12 - 2 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


6 


: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IBSEC. 3(1)] 


Note : 1. - For the purposes ofithis:natification Fire Boards, Fire Heat Boards , Impact Boards , Gypsum 
Ceiling Boards with Moisture Barrier, ECHO Boards, Heat Boards, Anti-mold Boards or Weather Boards, 
Thermal Boards, Gypsum Ceiling Boards with Aluminium Edges Sealed in White Film shall not be liable 
to pay anti-dumping duty . 


Note : 2 . - The anti-dumping duty imposed under this notification shail be effective for a period of six 
months from the date of puttölication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in 
Indian currency . 


Note : 3.- The rate of exchange applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty under 
this notification shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers 
conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the 
determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 
46 of the said Customs Act . 

. (F . No . 354 /70 /2012 - TRU ] 
RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy. 


Printed by the Mafeger, GoGorantent of ladia Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

Published by the Coola of Publicatioas , Deini- i 10054 . 


